[ PART I 


HARYANAGOVT GAZ.. AUG.8.2000 (SRVN 17, 1922 SAKA) 


507 


ELECTIONS DEPARTMENT 


The 27th July, 2000 
No. Elec - 2000 /2AA- 5257. - The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri S. S. Dalal, 
HCS , City Magistrate-cum- District Electoral Officer, Faridabad in addition to his own duties with 
effect from 18th June, 2000. 

BHASKAR CHATTERJEE , 


Commissioner and Secretary to Government of Haryana , 

Elections Department . 


गृह विभाग 


- 


दिनांक 4 जुलाई , 2000 


, 


संख्या 9979/लेखा- 2.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का केन्द्रीय अविनियम 2 ) की धारा 2 के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के बाना 1 के नीचे वणित तह पोल तया जिला झज्जर के स्थानीय 
क्षेत्रों को शामिल करते हुए, उसके खाना 2 के नोवे वगन पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों से उसे निकालते हुए उक्त 
अनुसूची के खाना 3 के नीचे यथा वर्णित जिला झज्जर में थाना लाईन पार, वहादुरगढ़ के नाम से नया पुलिस थाना बनाने 
की घोषणा करते हैं । 


-- 


अनुसूची 


अन्तरित किये जाने वाले स्थानीय 
क्षेत्रों के नाम 


पुलिस थाना जिससे 
स्थानीय क्षेत्र अन्तरित 


नया पुलिस 
थाना 


किया जाना है 


1 


2 


3 


दक्षिण सीमा : 


पश्चिमी जुआं नाला तथा रेलवे 
लाईन के मध्य स्थित क्षेत्र 


पुलिस थाना , 
शहर बहादुरगढ़ 


पुलिस थाना 
लाईन पार , 
बहादुरगढ़ 


उत्तरी सीमा : 


गांव बराही 


पश्चिमी सीमा : 


गांव बारमरोली 


पूर्व सीमा : 


मुगासपुर नाले तथा पश्चिमी 
जुआं नाले के मिलने के बिन्दू 
के मध्य स्थित क्षेत्र 


बी ० डी ० ढालिया , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग , चण्डीगढ़ । 
HOME DEPARTMENT 

The 4th July , 2000 
No. 9979/ Acctts -2. - jn exercise of the powers coafered by claus ( i) of sestion 2 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ), and all other powers enabling him in this beralf , 


508 


HARYANA GOVT GAZ., AUG . 8 , 2000 ( SRVN 17 , 1922 SAKA ) 


[ PART I 


the Governor of Haryana , hereby declares the creation of new police station Line Par, Bahadurgarh 
In tehsil and district Jhajjar, as mentioned in column 3 of the schedrile given below , by including 
therein the local area of the tehsil and district Jhajjar, enumerated in column of the said schedule , 
by excluding the same from local are .: of police station mentioned in column 2 thereof : 


SCHEDULE 


Local Area 


New Police 
Station 


Police station 
from which 
local area 
transferred 


1 


2 


3 


Area ofthe proposed 
police station Line 
Par . 

Bahadurgarh 
shall be --- 


Police Station , 
City Bahadurgarh 


Police Station, 
Line Par . 
Bahadurgarh 


Southern boundary : 


Area between 
wost Juan drain 
and Railway track 


Northern boundary : 


Village Barahi 


Western boundary : 


Eastern 


boundary : 


Village Barmroli 
Mungaspur drain from 
North to point where 
it meets West Juan 
drain in South 


B. D. DHALIA, 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana ,. 

Home Department , Chandigarh . 


राजस्व विभाग 


यून जागीर 


दिनांक 10 जुलाई , 2000 
क्रमांक 798 - ज - 2-2000/ 6739. - श्री लाल सिंह , पुत्र श्री बरयाम सिंह , निवासी सुभाष कलोनी , तहसील 
पानीपत , जिला पानीपत को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( ए) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक - 2904 - ज-(II ) -74141829, दिनांक 23 दिसम्बर , 1974, द्वारा 300 रुपये और बाद में 
अघि सूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री लाल सिंह की दिनांक 20 मार्च , 1999 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया है ) की धारा 4 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री लाल सिंह की पत्नी श्रीमति हरभजन कौर 
के नाम रबी , 1999 से 1000 रुपये की दर से सनद में दी गई शर्तों के अर्न्ततर्ग तबदील करते हैं । 


( हस्ता.) . 


. 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


